निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


__ असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


___ 17 आषाढ़ 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 567 ) पटना , शुक्रवार , 8 जुलाई 2016 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 


15 जून 2016 


सं0 22 / नि0सिo(डिo ) - 14 - 18 / 2014 / 1108 - श्री ईश्वर सहाय राम ( आई0 डी0- 4570 ), तत्कालीन 
कार्यपालक अभियन्ता, जल पथ प्रमण्डल, मोहनिया द्वारा श्री दिनेशचन्द्र राम, प्राक्कलन पदाधिकारी सह अवर प्रमण्डल 
पदाधिकारी, कर्मनाशा के विरूद्व कार्य स्थल से गायब रहने, नहर के टूटान की सूचना नहीं देने, गाली - गलौज करने , 
धमकी देने एवं कार्य में अनियमितता बरतने का आरोप प्रतिवेदित किया गया । प्राप्त पत्र के आलोक विभागीय पत्रांक 
2020 दिनांक 19.12.14 द्वारा मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, डिहरी से एक स्पष्ट प्रतिवेदन की मांग की गई । 
मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग , डिहरी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री ईश्वर सहाय राम द्वारा श्री दिनेशचन्द्र 
राम पर लगाया गया आरोप मिथ्या है । 

मामले की सम्यक समीक्षोपरान्त श्री ईश्वर सहाय राम से विभागीय पत्रांक 2723 दिनांक 30. 12. 15 द्वारा 
स्पष्टीकरण पूछा गया । श्री ईश्वर सहाय राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, जल पथ प्रमण्डल, मोहनिया से प्राप्त 
स्पष्टीकरण एवं उपलब्ध कराए गए अभिलेख की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि श्री ईश्वर सहाय राम , तत्कालीन 
कार्यपालक अभियन्ता, जल पथ प्रमण्डल , मोहनिया एवं श्री दिनेशचन्द्र राम, प्राक्कलन पदाधिकारी - सह - अवर प्रमण्डल 
पदाधिकारी , कर्मनाशा के बीच सामंजस्य का घोर अभाव है और दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप के कारण सरकारी 
कार्यों के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 8 जुलाई 2016 
अतः उक्त मामले में सम्यक विचारोपरान्त श्री दिनेशचन्द्र राम , प्राक्कलन पदाधिकारी - सह - अवर प्रमण्डल 
पदाधिकारी, कर्मनाशा का कार्य - कलाप बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली के प्रतिकूल रहने के कारण उन्हें 
चेतावनी ससूचित करने का निर्णय सरकार के स्तर से लिया गया है । 

उक्त निर्णय के आलोक में श्री दिनेशचन्द्र राम, प्राक्कलन पदाधिकारी - सह - अवर प्रमण्डल पदाधिकारी , 
कर्मनाशा के विरूद्ध चेतावनी संसूचित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

जीउत सिंह , 
सरकार के उप सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 567 -571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih . nic .in 


